सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 211 राँची, सोमवार, 


11 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 


21 फ़रवरी , 2019 


आदेश सं०-5/ आरोप -1-106 / 2018 का०-1680-- श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर को माननीय विशेष न्यायाधीश, सी ० बी ० आई ० 
धनबाद द्वारा दिनांक 10.08.2018 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के आलोक में विभागीय 
आदेश सं०-7541, दिनांक-08.10.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम -9( 2)( क ) के तहत् न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 
10.08.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया । 

2. श्री चौधरी द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक -29.10.2018 को 
विभाग में योगदान समर्पित किया है, जिसके आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -9( 3)(i) के तहत श्री चौधरी द्वारा योगदान दिये जाने की 
तिथि दिनांक -29.10.2018 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया गया है तथा उक्त नियमावली 
के नियम -9 ( 1)( क ) एवं ( ग ) के तहत् योगदान की तिथि 29.10.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 11 मार्च, 2019 
पुनः विभागीय आदेश सं०-8501, दिनांक 26.11.2018 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका 
मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया । 


3 . अतः समीक्षोपरांत , श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी , झा ० प्र ० से ०, तत्कालीन अंचल अधिकारी , देवघर , 
सम्प्रति -निलंबित को निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 211 -- 50 


